रजिस्ट्री सं.डीएल- ( एन ) 04 / 0007 /2003-20 


REGISTERED No. - DL- ( N ) 04 / 0007/ 2003-20 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल.- सा .- 25082020-221311 
CG - DIL - W - 25082020-221311 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 34 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22 अगस्त 28 , 2020 ( श्रावण 31 , 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22 — AUGUST 28 , 2020 ( SRAVANA 31 , 1942 ) 


No.34 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग -खण्ड 2 


[ PART I - SECTION 2 ] 


[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[ Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of the Govt. of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली -01, दिनांक 5 अगस्त 2020 


सं. [ -18011 / 15 / 2019 - आई.पी.एस. - 4 -- भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 - क 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मयंक कुमार, भा.पु.से. (ए.एम.: 2015 ) को दिनांक 28.12.2017 से भारतीय पुलिस सेवा में 
स्थायी करते हैं । 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


दिनांक 10 अगस्त 2020 


सं. [ -11014 / 13 / 2018 - आई.पी.एस. - 4 -- अवमानना याचिका संख्या सीएएस( सी) 270/2020 में माननीय दिल्ली उच्च 
न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में , केंद्र सरकार सुश्री भावना गुप्ता, आई.पी.एस. ( डब्ल्यू.बी. 2014 ) का श्री राहुल देव, आई.ए.एस. 
( सीएसः 2016 ) के साथ विवाह होने के आधार पर पश्चिम बंगाल कैडर से छत्तीसगढ़ कैडर में , एसएलपी ( डायरी नंबर 13174/2020 
और 13624/2020 ) के परिणाम के अधीन, स्थानांतरित करती है । 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


1--202GI/ 2020 


( 533 ) 


534 


भारत का राजपत्र, अगस्त 22 , 2020 ( श्रावण 31 , 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


विदेश मंत्रालय 


नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2020 
सं . 11 / पीए-II / 2020— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री एन.एल.पी. चौधरी दिनांक 31 जनवरी, 2020 के अपराहन से 
भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

सरवणन बालसुब्रमणियन , अवर सचिव (एफएसपी) 


नाम 


सं . 12 / पीए-II/2020— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , निम्नलिखित अधिकारीगण उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के 
अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से सेवानिवृत्त हो गए हैं : 
क्र.सं. 

दिनांक 
1 . श्री सतीश जी . सकलेशपुर 

30 अप्रैल, 2020 
2 . श्री आर.के.टी. अरासू 

31 मई, 2020 
3 . श्री एल. कृष्णामूर्ति 

30 जून , 2020 
सरवणन बालसुब्रमणियन, अवर सचिव (एफएसपी) 


नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2020 


सं . 36 / पीबी-1 / 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , श्री वीरेंद्र मिनोचा ( जन्म तिथि 21.07.1960 ) भारतीय विदेश सेवा ( ख) 
के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गये हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-| अनुभाग ) 


सं . 37 / पीबी- I/ 2020— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , श्री अनिल कुमार कथूरिया ( जन्म तिथि 05.07.1960 ) भारतीय 
विदेश सेवा ( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से 
सेवानिवृत हो गये हैं । 


मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी ( पीबी-| अनुभाग) 


सं . 38 / पीबी-1 / 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , श्री जी . रविचंद्रन ( जन्म तिथि 28.07.1960 ) भारतीय विदेश सेवा 
(ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड- || व ||| के अधिकारी दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गये 
हैं । 


मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी ( पीबी-| अनुभाग) 


सं . 39 /पीबी-1 / 2020 — अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री भूपाल सिंह ( जन्म तिथि 09.07.1960 ) भारतीय विदेश सेवा ( ख) 
के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-|| व ||| के अधिकारी दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गये हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी ( पीबी-| अनुभाग) 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 जुलाई 2020 
सं . ए . 12025 /78/2015-सीएचएस -1 राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राहुल कुमार को दिनांक 
22 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी. - 3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन 
(पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. राहुल कुमार को श्रम मंत्रालय 
( श्रमिक कल्याण संगठन, पटना) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, अगस्त 22 , 2020 ( श्रावण 31 , 1942 ) 


535 


सं . ए . 12025 /112 / 2018- सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . डी . दयानंद को दिनांक 
30 जुलाई, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी. - 3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन] 
( पूर्व- संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . डी . दयानंद को केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


के . वैंकटेसन, अवर सचिव 


दिनांक 3 अगस्त 2020 


सं . ए . 12025 /142/ 2015 - सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . नितेश शर्मा को दिनांक 
02 फरवरी, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी. - 3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन] 
(पूर्व- संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. नितेश शर्मा को केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 


, 


के . बैंकटेसन , अवर सचिव 


, 


दिनांक 4 अगस्त 2020 


सं . ए . 12025 /220 /2016 - सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . गोलीपेल्ली समरक्षिणी को 
दिनांक 26 नवम्बर , 2018 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी. - 3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400/ - रूपए ग्रेड वेतन ] 
(पूर्व- संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. गोलीपेल्ली समरक्षिणी को 
श्रम मंत्रालय ( श्रमिक कल्याण संगठन, बेंगलुरु ) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो वर्ष की परीवीक्षा 
अवधि पर रहेंगी। 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड) 

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2020 
सं . ई ( ओ) III - 2020 / आरएन / 17 -- श्री संजीब कुमार, भारतीय रेल लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी 
( जन्म तिथि: 11.05.65 , डीआईटीएसः 16/09/91 , लिएनः पूर्वोत्तर रेलवे) का रेल विकास निगम लिमिटेड में तत्काल समाहन होने के 
परिणामस्वरूप, उन्होंने 06/05/2020 (पूर्वाहन) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है । 

एस. के . मिश्रा, सचिव 
सं . ई ( ओ) III -2020 / आरएन / 18 -- श्री हीरा बल्लभ , भारतीय रेल लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी 
( जन्म तिथि: 20/01/65, डीआईटीएसः 06/09/93 ) का डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में स्थाई समाहन होने 
के परिणामस्वरूप, उन्होंने 05/05/2020 ( अपराहन) से रेल सेवा से त्यागत्र दे दिया है । 

एस. के . मिश्रा, सचिव 


सं . ई ( ओ) III -2020 / आरएन / 22 -- श्री के. कैलाश कुमार, भारतीय रेल लेखा सेवा के सलेक्शन ग्रेड अधिकारी ( जन्म तिथि: 
23/12/60 , डीआईटीएसः 07/08/08 ) का रेल विकास निगम लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 
27/04/2020 से रेल सेवा से त्यागत्र दे दिया है । 

एस. के . मिश्रा, सचिव 


सं . ई ( ओ) III - 2020 / आरएन / 23 -- श्री प्रदीप अहिरकर, भारतीय रेल अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारी ( जन्म तिथिः 
15/04/1970 , डीआईटीएसः 04.01.1999 , लिएनः दक्षिण मध्य रेलवे) का नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 
( एनएचएसआरसीएल) में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 29/11/2019 से रेल सेवा से त्यागत्र दे दिया है । 

एस. के . मिश्रा सचिव 


536 


भारत का राजपत्र, अगस्त 22 , 2020 ( श्रावण 31 , 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


सं . ई( ओ) III - 2020 / आरएन / 24 श्री सुशील कुमार, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा के अधिकारी ( जन्म तिथि: 
01.05.1967 , डीआईटीएसः 30.11.1992 , लिएनः दक्षिण पूर्व रेलवे) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसीएल) में 
तत्काल समाहन होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 04.03.2020 से रेल सेवा से त्यागत्र दे दिया है । 


एस के मिश्रा, सचिव 


सं . ई ( ओ) III - 2020 / आरएन / 25 — भारतीय रेल अभियंता सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, श्री संजय मिश्रा 
(जन्म तिथि: 16.06.1968 , डीआईटीएसः 21.02.1994 ; लिएनः मध्य रेलवे) का उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड 
( यूपीएमआरसीएल) में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 17.03.2019 से रेल सेवा से त्यागत्र दे दिया है । 

एस के मिश्रा, सचिव 


PART I- SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 22 , 2020 ( SRAVANA 31 , 1942 ) 


537 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi - 01 , the 5th August 2020 


No. I - 18011 / 15 / 2019 - IPS.IV – In exercise of powers conferred by Rule - 3A of Indian Police Service ( Probation) 
Rules , 1954 , the President of India is pleased to confirm the services of Shri Mayank Kumar, IPS ( AM : 2015 ), in the Indian 
Police Service with effect from 28.12.2017 . 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


The 10th August 2020 


No. I - 11014 / 13 / 2018 - IPS.IV - Part - In compliance with the direction of Hon ble High Court of Delhi in the Contempt 
Petition No. CAS ( C ) 270/2020 , the Central Government hereby transfers Ms. Bhavna Gupta , IPS ( WB : 2014 ) from West 
Bengal Cadre to Chhattisgarh Cadre on the grounds of her marriage with Shri Rahul Deo , IAS ( CH : 2016 ) subject to the 
outcome of the SLP being Diary No. 13174/2020 and 13624/2020 . 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi , the 17th July 2020 


No. II/PA - II/2020—On attaining the age of superannuation , Shri N.L.P. Choudary retired from Senior Scale of the 
Indian Foreign Service in the afternoon of January 31 , 2020 . 


SARAVANAN BALASUBRAMANIAN , Under Secretary ( FSP ) 


No. 12 /PA - II/ 2020 — On attaining the age of superannuation , the following officers retired from Junior 
Administrative Grade of the Indian Foreign Service in the afternoon of the dates mentioned against their names: 


S. No. 


Name 


Date 


1 . 


Shri Satish G. Sakleshpur 


2 . 


Shri R.K.T. Arasu 


April 30 , 2020 
May 31 , 2020 
June 30 , 2020 


3 . 


Shri L. Krishnamurthy 


SARAVANAN BALASUBRAMANIAN , Under Secretary ( FSP ) 


New Delhi - 110001, the 6th August 2020 


No. 36 /PB - 1 /2020 — On attaining the age of superannuation, Mr. Virender Minocha ( DOB : 21.07.1960 ) , an officer of 
the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ) , retired from Government Service in the 
afternoon of 31st July , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer ( PB - I ) 


No. 37 /PB - 1 / 2020 — On attaining the age of superannuation , Mr. Anil Kumar Kathuria ( DOB : 05.07.1960 ) , an 
officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ) , retired from Government service in 
the afternoon of 31st July , 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer (PB - I) 


538 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 22 , 2020 ( SRAVANA 31 , 1942 ) 


[ PART 1 - SEC . 2 


No. 38 /PB - 1/ 2020 — On attaining the age of superannuation, Mr. G. Ravichandran ( DOB : 28.07.1960 ), an officer of 
the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ) , retired from Government Service in the 
afternoon of 31st July , 2020 . 

MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer ( PB - I ) 


No. 39 /PB - 1/ 2020 — On attaining the age of superannuation, Mr. Bhupal Singh ( DOB : 09.07.1960 ), an officer of the 
Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ) , retired from Government Service in the afternoon 
of 31st July, 2020. 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer ( PB - I ) 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi - 110011, the 27th July 2020 


No. A.12025 / 78 /2015 - CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Rahul Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22nd March , 
2016 until further orders. Dr. Rahul Kumar is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, ( LWO , Patna ). 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A.12025 / 112 /2018 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. D. Dayanand to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30th July , 
2018 until further orders. Dr. D. Dayanand is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 3rd August 2020 


No. A.12025 / 142 / 2015 -CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Nitesh Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre-revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
2nd February, 2018 until further orders. Dr. Nitesh Sharma is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 

The 4th August 2020 
No. A.12025 / 220 / 2016 -CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Golipelly Samrakshini to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB - 3 [ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
26th November , 2018 until further orders . Dr. Golipelly Samrakshini is posted as Medical Officer under Ministry of Labour , 
( LWO , Bengaluru ). She will be on probation for a period of two years . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( RAILWAY BOARD ) 


New Delhi , the 20th July 2020 
No. E ( O ) III - 2020 /RN /17 - Consequent upon his immediate absorption in RVNL , Shri Sanjeeb Kumar , a Senior 
Administrative Grade , officer of the Indian Railway Accounts Service ( DOB : 11.05.1965 , DITS - 16.09.91, Lien - NER ) , has 
resigned from Railway Service with effect from 06.05.2020 ( FN ) . 


S. K. MISHRA , Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 22 , 2020 ( SRAVANA 31 , 1942 ) 


539 


No. E ( O ) III - 2020 /RN / 18 — Consequent upon his permanent absorption in Dedicated Freight Corridor Corporation of 
India Limited , Shri Hira Ballabh , a Senior Administrative Grade , officer of the Indian Railway Accounts Service ( DOB : 
20.01.65 , DITS - 06.09.93 ) has resigned from Railway Service with effect from 05.05.2020 ( FN ). 


S. K. MISHRA , Secretary 


No. E ( O )III -2020 /RN /22 — Consequent upon his permanent absorption in Rail Vikas Nigam Limited , Shri K. 
Kailash Kumar, a Selection Grade officer of the Indian Railway Accounts Service ( DOB : 23.12.60 , DITS - 07.08.2008 ) has 
resigned from Railway Service with effect from 27.04.2020 ( FN ) . 

S. K. MISHRA , Secretary 


No. E ( O ) III -2020 /RN /23 — Consequent upon his permanent absorption in National High Speed Rail Corporation of 
India Limited ( NHSRCL ) , Shri Pradeep Ahirkar, an officer of Indian Railway Service of Engineers ( DOB : 15.04.1970 ; 
DITS : 04.01.1999 ; Lien : SCR ) , has retired from Railway Service with effect from 29.11.2019 . 

S. K. MISHRA , Secretary 


No. E ( O ) III - 2020 /RN /24 — Consequent upon his immediate absorption in Uttar Pradesh Metro Rail Corporation 
Limited (UPMRCL ), Shri Sushil Kumar , an officer of Indian Railway Service of Electrical Engineers ( DOB : 01.05.1967 ; 
DITS : 30.11.1992 ; Lien : SER ) , has resigned from Railway Service with effect from 04.03.2020 . 


S. K. MISHRA , Secretary 


No. E ( O ) III - 2020 /RN /25 — Consequent upon his permanent absorption in Uttar Pradesh Metro Rail Corporation 
Limited ( UPMRCL ) , Shri Sanjay Mishra , Senior Administrative Grade officer of Indian Railway Service of Engineers 
( DOB : 16.06.1968 ; DITS : 21.02.1994 ; LIEN : CR ) , has resigned from Railway Service with effect from 17.03.2020 . 


S. K. MISHRA, Secretary 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली -110054 द्वारा ई - प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI- 110002 

AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054 


SUBIR 
NARAYAN 
GARAI 


Digitally signed by 
SUBIR NARAYAN GARAI 
Date: 2020.08.25 
15:02:59 +OS 30 


